518 


HARYANA GOVT GAZ., AUG . 8 , 2000 ( SRVN 17 , 1922 SAKA ) 


( PART I 


सिंचाई विभाग , हरियाणा 


दिनांक 7 जून , 2000 
संख्या 1224/ 24 - W / Neh.- क्योंकि हरियाणा के राज्यपाल को सन्तुष्टि हो गई है कि नीचे विनिर्दिष्ट 
भूमि सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ लुवेसर लिक ड्रेन बुर्जी नं ० 0 से 16500 के निर्माण हेतू 
जो कि दड़बा- घग्गर ड्रेन की बुर्जी नं 0 72000 बायेंमें डाली जानी है, गांव रन्धावा , रूपाणा तथा लुदेसर, तहसील व जिला सिरसा 
में से निकाली जानी है जिस के लिये हरियाणा सरकार के गजट में धारा ( 4 ) के अन्तर्गत सिंचाई विभाग , हरियाणा 
सरकार , अधिसूचना नं 0 1215/ 24 - W / Neh, दिनांक 7 जुन , 2000 द्वारा जारी की गई है । 

यह घोषणा की जाती है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि उक्त प्रयोजन के लिए अपेशित है । 

यह योजना भूमि अभिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा (6) के अन्तर्गत उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के 
लिए की जानी है , जिसका इससे सम्बन्ध है तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा द्वारा (7 ) के अन्तर्गत जिला राजस्व 
अधिकारी एवं भूमि अभिग्रहण कलैक्टर , सिरसा को निर्देश हैं कि उक्त भूमि के अधिगहण के लिये आदेश प्राप्त करें । 

क्योंकि हरियाणा के राज्यपाल को संतुष्टि हो गई है कि जिस प्राशय के लिये भूमि अधिग्रहित की जानी है 
वह उक्त अधिनियम की धारा 17 के उपखंड (2 ) के खंड (ग ) के अनुसार अति आवष्यक है और हरियाणा के राज्यपाल 
के विचारानुसार उपरोक अधिनियम के उपखंड ( 2) को लागू किया जाना है । उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 4) के 
अन्तर्गत यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि इस अधिग्रहण में उक्त अधिनियम की धारा 5 - ए लागू नहीं मानी जायेगी । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, सिरसा तथा कार्यकारी 
अभियन्ता, नहराणा जल सेवाएँ मण्डल , सिरसा के कार्यालय में किया जा सकता है । 


. 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र/ गांव 


क्रम 
संख्या 


दिशा / रेफ्टेंगल नं ०/किला नं ० 


हदबस्त 
नम्बर 


क्षेत्रफल 
एकड़ों में 


1 


1 


2 


3 


5 


6 


7 


भूमि का टुकड़ा चौड़ा तथा सामान्य रूप 
में उत्तर से दक्षिण की ओर जैसा कि 
इन्डैक्स प्लान में दिखाया गया है निम्न 
लिखित आयत फील्ड में से गुजरती है । 


134 


1 सिरसा 


सिरसा 


रन्धावा 


31 


0.76 


10 , 11, एवं 20 


135 


6 , 15 , 16 , एवं 25 


23 


24 


2 सिरसा 


सिरसा 


रूपाणा 


28 


10.86 


20 एवं 21 


16 एवं 25 


25 


5 , 6 , 15 , 16 एवं 25 


26 


1 , 10, 11, 20, एवं 21 


PARTI ] 


HARYANA GOVT GAZ., AUG . 8, 2000 ( SRVN 17, 1922 SAKA ) 


519 


1 


2 


3 


5 


8 


7 


41 


2 सिरसा 


सिरसा 


रूपाणा - समाप्त 


1 , 10, 11 , 20 एवं 21 


42 


5, 6, 15 , 16 एवं 25 


47 


5, 6, 15 , 16 एवं 25 


48 


1, 10, 11, 20 एवं 21 


62 


1 , 10, 11, 20, एवं 21, 


63 


5, 6 , 15, 16 एवं 25 


68 


5 , 6, 15, 16 एवं 25 


69 


1, 10 , 11 , 20 एवं 21 


84 


1 , 10, 11, 12, 18, 19, 20, 22 एवं 23 


85 


93 


5 एवं 6 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15 , 16, 


93 


94 


106 


17, एवं 25 20 एवं 215 


105 


1, 2 , 9 , 10 , 11 , 12, 13 , 17, 18 , 


105 


19 , 23 एवं 24 


14 


३ सिरसा 


सिरसा 


लुदेसर - जारी 


27 


9.22 


17 , 18, 23 एवं 24 


520 


HARYANA GOVT GAZ ., AUG . 8 , 2000 (SRVN 17, 1922 SAKA ) 


I PART I 


12 


3 


4 


5 


6 


7 


19 


3 सिरसा 


सिरसा 


लु देसर , -समाप्त 


27 


9.22 


3, 4, 7 , 8 , 14, 16 , 17 , 24 एवं 25 


40 


4 , 5 , 6 , 7, 14, 15 , 16 , 17, 


40 


24 एवं 25 


47 


48 


11 , 20 एवं 21 


5, 6, 15 , 16 एवं 25 
/ 
68 


१ 


5 एवं 6 


67 


1 , 10, 11, 12 , 19 , 20, 21 एवं 22 


74 


1 , 2, 3 , 8, 9, 12, 13, 18 , 19, 22, 


74 


23 एवं 24 


88 


3, 4 , 7 , 8, 13, 14 , 16, 17, 18, 


88 


। 


. 


24 एवं 26 


95 


4, 5 , 6 , 7 , 14, 15 , 16 एवं 25 


96 


20 एवं 21 


आदेशानुसार राज्यपाल हरियाणा । 

( हस्ताक्षर ) . 

अधीक्षक अभियन्ता , 
भाखड़ा जल सेवाएं परिमण्डल , 

सिरसा । 


PART I 


HARYANA GOVT GAZ ., AUG . 8 , 2000 (SRVN 17 , 1922 SAKA) 


521 


IRRIGATION DEPARTMENT 

The 7th June , 2000 


No. 1224 /24 - W /Neh .-Whereas the Governor of Haryana is satisfied that the land specified 
below is needed urgently , by the Government, at public expenses, for a pnblic purpose i.e. Excavation of 
Ludosar Link Drain from RD . 0-16500 outfalling at R.D.72000 - Left Darba Ghaggar Drain in village 
Randhawa . Rupana and Ludesar , tehsil Sirsa , district Sirsa , for which a notification has been issued 
under section 4 and published , - vide Haryana Government, Irrigation Department, Notification 
No. 1215 / 24.W / Neh , dated 7th June , 2000 in Haryana Government Gazette , 

It is hereby declared that the land described in specification below is required urgently for the 
above purpose . 

This declaration is made up ler the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act , 1894 
for information to all whom it ma: concern , and under the provisions of section 7 of the said act, the 
District Revenue Officer - cum - Land Acquisition Collector, Sirsa, is hereby directed to take orders for the 
acquisition of said land . 

Further whereas the Govern r of Haryana is satisfied that the land is required for said work 
which is of very urgent importanc within the meaning of clause (c) of sub -section (2 ) of section 17 of 
the said Act and whereas the Governor of Haryana is of the opinion that the provisions of sub -section 
(2 ) of the said section are thus applicable , it is horeby directed under sub -section (4 ) of section 17 
of the said Act that the provisions of section 5- A of the said Act shall not apply in regard to the 
acquisition 


Plans of the land may be inspected in the office of the Land District Revenue Officer - cum - Land 
Acquisition Collector, Sirsa , and Executive Engincer , Nehrana Water Services Division , Sirsa - 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Village 


Direction 


Had bast 

No. 


Area in 
Acres 


Roct./Killa No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Sirsa 


Sirga 


Randbawa 


31 i 


0.76 


A strip of land varying in width , 
lying gencrally from North to South 
as demarcated at sito and as shown 
on Index Plan : 

134 


1 


10 , 11 and 20 


135 


6 , 15 , 16 and 25 
23 

24 


Sirsa 


Sirsa 


Rupana 


28 


10.86 


16 and 25 


20 and 21 

25 


5 , 6 , 15 , 16 and 25 


26 


1 , 10 , 11 , 20 and 21 


41 


1 , 10 , 11 , 20 and 21 


522 


FiARYANA GOVT GAZ ., AUG . 8 , 2000 (SRVN : 7 , 1922 SAKA ) 


| PART I 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Sirsa 


Sirsa , 


42 


Rupana , 
Concld 


Concld 


5 , 6 , 15 , 16 and 25 


47 


A 


5 , 6 , 15 , 16 and 25 


48 


1 , 10 , 11, 20 and 21 


62 


1 , 10 , 11, 20 and 21 


63 


5 , 6 , 15 , 16 and 25 


68 


5 , 6 , 15 16 and 25 


69 


1 ; 10 , 11, 20 and 21 


1 


84 


1 , 10 , 11, 12 , 18 , 19 , 20 , 22 and 23 


85 


5 and 6 


93 , 


2. 3, 4 , 7 , 8 , 14 , 15 , 16 , 17 and 25 


94 


106 


20 and 21 


5 


105 


1 , 2 , 9 , 10 , 11, 12 , 13 , 17 , 18 , 19 , 
23 and 24 


Sirsa 


Sirsa 


Ludosar 


27 


9.22 


14 


17 , 18 , 23 and 24 


19 


3 , 4 , 7, 8 , 14 , 16 , 17 , 24 and 25 


40 


4 , 5 , 6 , 7 , 14 , 15 , 16 , 17, 24 and 25 


47 


5 , 6. 15 , 16 and 25 


PART I ) 


HARYANA GOVT GAZ ., AUG. 8, 2000 (SRVN 17, 1922 SAKA) 


523 


-- 


2 


3 


4 


5 


6 


Sirsa 


Sirsa 


Ludesar - Concld . 


48 


11 , 20 and 21 


68 


5 and 6 


67 


1 , 10 , 11, 12, 19 , 20 , 21 and 22 


74 


1, 2 , 3 , 8 , 9 , 12, 13, 18 , 19, 22 , 
23, and 24 


88 


3 , 4 , 7, 8 , 13 , 14, 16, 17 , 183 
24 and 25 


95 


4 , 5 , 6 , 7 , 14, 15 , 16 and 25 


96 


20 and 21 


By order of Governor of Haryana . 


( Sd :) . 


Superintending Englacer , 
Bhakra Water Services Circle 

Sirsa. 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 10 जुलाई, 2000 
क्रमांक 966 -ज - 2-2000/ 6954 .-- श्री चमन लाल पुन श्री गंगा राम बख्शी, निवासी गांव बोह, तहसील अम्बाला , 
जिला अम्बाला की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम 1948 की धारा 2(ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अधीन सरकार 
की अधिसूचना क्रमांक 610- ज - 1-84/ 13783, दिनांक 16 मई, 1984 द्वारा 300 रूपये और बाद में अधिसूचना क्रमांक 
2944- ज - 2-93/15918, दिनांक 26 अगस्त , 1993 द्वारा 1000 रुपए वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी 


2 . 


अब श्री चमन लाल की दिनांक 17 सितम्बर, 1998 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , 
उपरोक्त अधि नियम ( वैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है, की 
धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री चमन लाल की पत्नी श्रीमति राम 
लुमाई के नाम खरीफ 1998 से 1000 रूपए वार्षिक दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


( हस्ताक्षर ) 


अवर सचिव , हरियाणा सरकार 

राजस्व विभाग । 


24551 CS ( H )-Govt . Press, U.T. , Chd . 


